रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004/ 99 


REGD. NO . D. L.- 33004/99 


PAN 


॥ 


MERA 


YES 


सत्यमेव जयते 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II - खण्ड 3 - उप - खण्ड ( ii ) 
PART II — Section 3 — Sub -section (ii) 

प्राधिकार से प्रकाशित 

PUBLISHED BY AUTHORITY 
नई दिल्ली , बृहस्पतिवार , अगस्त 29 , 2019 / भाद्र 7 , 1941 
NEW DELHI, THURSDAY , AUGUST 29, 2019 /BHADRA 7 , 1941 


सं . 2869 ] 
No. 2869 ] 


कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय 
( कृषि , सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग ) 

अधिसूचना 

नई दिल्ली , 29 अगस्त 2019 
का . आ . 3141 ( अ ). - विनाशकारी कीट और कीटनाशक अधिनियम , 1914 ( 1914 का 2 ), की धारा 3 की 
उप -धारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार वनस्पति संगरोध ( भारत में आयात का विनियमन ) 
आदेश , 2003 में और संशोधन करते हुए एतद द्वारा निम्नलिखित आदेश बनाती है , अर्थात : 

1 . लघु शीर्ष और प्रारंभ . – (1) यह आदेश वनस्पति संगरोध (भारत में आयात का विनियमन) (सातवाँ संशोधन ) 

आदेश , 2019 कहा जाएगा। 

( 2) यह सरकारी राजपत्र में उसके प्रकाशन की तारीख से लागू होगा । 
2. अनुसूची VI में संशोधन- पौध संगरोध (भारत में आयात का विनियमन) आदेश, 2003, की अनुसूची VI में : 
(i) उपभोग के लिए सूखे मेवे( छलके सहित एवं छिलके रहित) की श्रेणी के लिए प्रविष्टि संख्या (ii ) स्थान पर 
कॉलम ( 3 ) में जुग्लानस एसपीपी ( वॉलनट ) से संबंधित क्रम संख्या 184 के स्थान पर , चिली से संबंधित क्रम 
संख्या (ii) के कॉलम ( 4) में प्रविष्टि तथा कॉलम (6) में उससे जुड़ी प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित से 
प्रतिस्थापित किया जाएगा अर्थात् 


आयात की विशेष शर्ते* * 


( 6 ) 


न्यूनतम 5 - 7 दिन के लिए 3 ग्राम / मीट्रिक टन पर फास्फाइन से धूमन 

इस उपचार को उत्पत्ति देश/ पुनःनिर्यात देश में पादप स्वच्छता प्रमाण पत्र में पृष्ठांकित किया जाना चाहिए। 


4490 GI/ 2019 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 (ii) ] 


"( ii) चिली 


(ii) "चिली और कालम ( 5 ) और (6 ) में उससे संबंधित प्रविष्टियों के संबंध में क्रम सं . (ii) के कालम ( 4) में , प्रविष्टि के 
विरूद्ध श्रेणी खपत हेतु ताजे फल के लिए प्रविष्टि (iv) के विरूद्ध कालम ( 3) में , वैक्सीनियम कोरीबोसम (ब्लूबेरी) से 
संबंधित क्र . सं; 431 के विरूद्ध निम्नलिखित मद और प्रविष्टियां निम्नलिखित के द्वारा प्रतिस्थापित की जाएंगी अर्थात : 
__ मूल देश फाइटोसेनेट्री प्रमाणपत्र में शामिल किए जाने हेतु अपेक्षित आयात की विशेष शर्ते 

अतिरिक्त घोषणाएं 
( 4) ___ ( 5 ) 

( 6 ) 
से मुक्त : 

( क ) अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार 
(क) एसपोडोपटेरा ईरीडेनिया 

सिरेटेटिस केपीटेटा ( मेडीटरेनियन फ्रूट 

फ्लाई ) के लिए कीटनाशी मुक्त क्षेत्र स्थिति 
( साउदर्न आर्मीवर्म ) 

या 
( ख) एसपोडोपटेरा पूँजीपेर्डा ( फाल आर्मीवर्म ) 

( ख ) मेडीटरेनियन फ्रूट फ्लाई के विरूद्ध 
( ग) डायपोर्थे वेक्सीनि 

एनएपी अथवा उसके समकक्ष पर 21 डिग्री 
फोमोप्सिस टवीग ब्लाइट ऑफ ब्लयूबेरी ) 

सी पर 2 घंटे के लिए 32 जी / क्यूबिक मीटर 

की दर से एमबी सुगंधितकरण 
( घ) टोमेटो रिंगस्पाट वायरस (रिंगस्पाट ऑफ टमेटो ) 
• यदि मेडीटरेनियन फ्रूट फ्लाई के लिए पीएफए के | 

बजाय एमबी सुगंधितकरण या इन ट्रांजिट शीत | (ग ) 10 दिनों के लिए 0 डिग्री सी या नीचे, 
उपचार विकल्प का प्रयोग किया जाता है तब | 11 दिनों के लिए 0.55 डिग्री सी या नीचे, 
सिरेटेटिस केपीटेटा के लिए एडीआर को अवश्य | 12 दिनों के लिए 1. 1 डिग्री सी या नीचे का 
शामिल किया जाना चाहिए 

इनट्रांजिट शीत उपचार; 
उत्पत्ति | पुर्न-निर्यात वाले देशों में पादप 
स्वच्छता प्रमाणपत्र पर पृष्ठांकित किया 
जाएगा । 


( 5 ) 


(iii) खपत हेतु "ताजा फलों से संबंधित " प्रविष्टि (5) ने कॉलम (3) में "पर्सिया अमेरिकाना ( एवोकाडो) " से संबंधित क्रम सं. 
564 – चिली से संबंधित क्र .सं . (i) से संबंधित कॉलम ( 4) में प्रविष्टि के स्थान पर कॉलम (5) तथा ( 6) ने वर्तमान 
प्रविष्टियों को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा , अर्थात 
पादप स्वच्छता प्रमाणपत्र मे अतिरिक्त घोषणाओं को 

आयात की विशेष शर्ते 
सम्मिलित किए जाने की आवश्यकता 

( 6 ) 
इनसे मुक्त 

( क ) अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों के अनुसार स्टर्नोमा 
( क ) क्राइसोडेइक्सिस (सोयाबीन लूपर ) 

कैटेनिफर सेराटिटिस कैपिटाटा के लिए कीट मुक्त 
( ख ) नॉपैक्टस जैन्थोगैपस ( दक्षिण अमेरिकी फल वृक्ष 

क्षेत्र स्थिति तथा 
घुन ) 

( ख ) ताजे फल एवोकैडो के उत्पादन तथा निर्यात के 
( ग) पेरीड्रोमासॉसिया (एक कीट, जिसके पैरों पर 

लिए प्रक्रिया दृष्टिकोण 
मोती जैसे रंग के धब्बे होते हैं । ) 

( ग) कॉलम 5 में सूचीबद्ध कीटों से मुक्ति को दर्शाने 
( घ) स्पोडोप्टेरा एरिडेनिया ( दक्षिणी कपास - कीडा ) 

वाली अतिरिक्त घोषणा 
(ङ ) फाइटोप्थोरा क्रिप्टोगिया (टमाटर की जड़ में 
पाया जाने वाला ) 

अथवा 
यदि मेड फ्लाईतथा स्टेनोभो कैटेनिफर के लिए मेडिटरेनियन फ्रूट फ्लाई के विरूद्ध एनएपी अथवा इसके 
पीएफए की बजाय एमबी धमन किया जाता है. तब समतुल्य 21 * c अथवा अधिक पर 2 घंटे के लिए 
सेराटिटिस कैपिटाटा तथा स्टर्नोमा कैटेनिफर के 32 ग्राम / घन मीटर पर एमबी धूमन । 
लिए एडीआर को शामिल करना चाहिए । 


[ भाग II - खण्ड 3( ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


* * यदि कोई अननुपालन पाया जाता है तो खेप पर पादप संगरोध आदेश , 2003 के संगत प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की 
जाएगी । एनपीपीओ भारत , इन शर्तों के उल्लंघन की स्थिति में , इनकी पुनर्समीक्षा का अधिकार अपने पास सुरक्षित 
रखता है । 

मि . सं . 8-108/2018-पीपी -II ( भाग-II] 

अतीश चंद्रा , संयुक्त सचिव 
टिप्पणी : पादप संगरोध ( भारत के आयात का विनियमन ), आदेश, 2003 को 18 नवम्बर, 2003 के का . आ . 1322 ( अ) में 
प्रकाशित किया गया था तथा इसके बाद दिनांक 6 फरवरी , 2004 के का . आ . 167 ( अ ), 29 मार्च, 2004 के का . आ . 427 
( अ ), 31 मई , 2004 के का . आ . 644 ( अ ), 25 फरवरी , 2005 के का . आ . 263 ( अ ), 31 मार्च, 2005 के का . आ . 462 ( अ ) , 
14 जुलाई , 2006 के का . आ . 1121 ( अ ), 31 जुलाई, 2006 के का . आ . 1353 ( अ ), 31 अक्टूबर , 2006 के का . आ . 1873 
( अ ), 6 दिसम्बर , 2006 के का . आ . 2074 ( अ ), 3 दिसम्बर , 2007 के का . आ . 2069 ( अ ), 1 जनवरी , 2008 के 
का . आ . 3 ( अ ), 8 दिसम्बर , 2008 के का . आ . 2847 ( अ ), 15 दिसम्बर , 2008 के का . आ . 2888 ( अ ), 9 सितम्बर, 2009 के 
का . आ . 2286 ( अ ), 16 सितम्बर , 2009 के का . आ . 2390 ( अ ), 23 दिसम्बर , 2009 के का . आ . 3269 ( अ ), 24 दिसम्बर , 
2009 के का . आ . 3298 ( अ ), 21 अप्रैल , 2010 के का . आ . 907 ( अ ), 27 अगस्त , 2010 के का . आ . 2095 ( अ ) , 
15 सितम्बर, 2010 के का . आ . 2284 ( अ), 11 अक्टूबर , 2010 के का . आ . 2516 ( अ ), 4 नवम्बर , 2010 के का . आ . 
2711 ( अ ), 28 दिसम्बर , 2010 के का . आ . 3052 ( अ ), 28 अप्रैल, 2011 के का . आ . 887 ( अ ), 21 दिसम्बर , 2011 के 
का . आ . 2845 ( अ ), 17 फरवरी , 2012 के का . आ . 296 ( अ ), 23 नवम्बर , 2012 के का . आ . 2775 ( अ ), 21 मार्च, 2013 
के का . आ . 799 ( अ ), 28 मई , 2013 के का . आ . 1378 ( अ ), 14 जून , 2013 के का . आ . 1531 ( अ ), 26 सितम्बर , 2013 
के का . आ . 2919 ( अ ) , 13 जून , 2014 के का . आ . 1508 ( अ ), 27 जून, 2014 के का . आ . 1632 ( अ ), 12 सितम्बर , 2014 
के का . आ . 2320 ( अ), 29 सितम्बर , 2014 के का . आ . 2542 ( अ ), 11 नवम्बर , 2014 के का . आ . 2879( अ), 
10 दिसम्बर , 2014 के का . आ . 3114 ( अ ), 26 मई , 2015 के का . आ . 1413 ( अ ), 15 सितम्बर , 2015 के का . आ . 2496 
( अ ), दिनांक 13 जनवरी , 2016 के का . आ . 101 ( अ ), 7 मार्च, 2016 के का . आ . 608 ( अ ), दिनांक 25 मई , 2016 के 
का . आ . 1873 ( अ ), दिनांक 20 जून , 2016 के का . आ . 2192 ( अ ) दिनांक 29 जून , 2016 के का . आ . 2248 ( अ ), दिनांक 
05 जुलाई , 2016 के का . आ . 2453( अ ), दिनांक 5 अगस्त , 2016 के का . आ . 2614 ( अ ) एवं दिनांक 12 जनवरी , 2017 के 
का . आ . 264 ( अ ), दिनांक 3 फरवरी, 2017 के का . आ . 364 ( अ.), दिनांक 27 अप्रैल, 2017 के का . आ . 1344 ( अ .), दिनांक 
8. 05 . 2017 के का . आ . 1475 ( अ ), दिनांक 21. 06. 2017 के का . आ . 2019 ( अ ), दिनांक 6. 07 . 2017 के का . आ . 
2152( अ ), दिनांक 23. 08. 2017 के का . आ . 2752( अ ) और दिनांक 06. 10 . 2017 के का . आ . 3293( अ ) और दिनांक 
7 नवम्बर , 2017 के का . आ . सं . 3556 ( अ ) और दिनांक 27 दिसम्बर , 2017 के का . आ . 4082 ( अ ), दिनांक 20 मार्च, 
2018 के का . आ . 1248 ( अ ), दिनांक 10 मई , 2018 के का . आ . 1873( अ ), दिनांक 15 मई , 2018 के का . आ . 1930 , 
24 मई , 2018 के का . आ . 2059 ( अ ), 4 जून 2018 के का . आ . 2286( अ ), 29 जून 2018 के का . आ . 3194 ( अ ) तथा दिनांक 
10 जुलाई , 2018 के का . आ . 3392 ( अ ), और दिनांक 16 अगस्त , 2018 के का . आ . 3998 ( अ ) और दिनांक 3 अक्टूबर , 
2018 के का . आ . 5158 ( अ ) और दिनांक 22 नबंवर , 2018 के का . आ . 3830 ( अ ), दिनांक 18 दिसम्बर, 2018 के का . आ . 
6224 ( अ ), दिनांक 19 फरवरी, 2019 के का . आ . 941 ( अ ), दिनांक 6 मई , 2019 के का . आ . 1728( अ ), दिनांक 24 मई, 

नाक 11 जून , 2019 के का . आ . 1954( अ ) दिनाक 15 जुलाई, 2019 के का . आ . 2525 ( अ ) 
दिनांक 18 जुलाई , 2019 के का . आ . 2603( अ ) के माध्यम से संशोधित किया गया । 


MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE 


(Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare) 


NOTIFICATION 

New Delhi , the 29th August , 2019 
S .O . 3141( E ). — In exercise of the powers conferred by sub - section (1) of section 3 of the 
Destructive Insects and Pests Act, 1914 (2 of 1914 ), the Central Government hereby makes the following 
Order further to amend the Plant Quarantine (Regulation of Import into India ) Order, 2003, namely : 
1. Short title and Commencement. — ( 1) This Order may be called the Plant Quarantine (Regulation of 

Import into India ) (Seventh Amendment) Order, 2019 . 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC. 3 (ii) ] 


(2 ) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette . 
2. Amendment of Schedule VI.- In the Schedule VI to the Plant Quarantine (Regulation of Import into 
India ) Order, 2003 

(i) Against serial number 184 , relating to Juglans spp. (Walnut), in column (3), against entry ( ii ) for the 
category ‘Dry fruits for consumption (shelled and unshelled )’, against the entry in column ( 4 ) of serial no . 
(ii) relating to Chile and the entries relating thereto in columns (6 ) the following item and entries shall 

be substituted by the following namely: 
Special conditions of import* * 


( 6 ) 


Fumigation with Phosphine at 3 g gm / metric ton for minimum 5 -7 days . 
The treatment shall be endorsed on Phytosanitary Certificate issued at the country of origin / re - export. 


(ii ) Against serial number 431, relating to Vaccinium corymbosum ( Blueberry ) in column (3 ) against entry (iv ) 
for the category Fresh fruits for consumption, against the entry in column ( 4 ) of serial no . ( ii ) relating to 
‘Chile and the entries relating thereto in columns (5 ) and (6 ) the following item and entries shall be 
substituted by the following namely: 
Country of Additional declarations required to be Special conditions of import* * 
origin incorporated into Phytosanitary certificate * * 
(5 ) 

(6 ) 
“ ( ii) Chile Free from : 

a ) Pest free area status for Ceratitis 
(a ) Spodoptera eridania 

capitata (Mediterranean fruit fly ) as per 

international Standards. 
( Southern armyworm ) 

Or 
(b ) Spodoptera frugiperda (Fall armyworm ) 

b ) MB fumigation @ 32g /cubic meter for 
(c) Diaporthe vaccinii 

2 hrs at 21 deg. C or above at NAP or 
(Phomopsis twig blight of blueberry ) 

equivalent thereof against Mediterranean 
(d ) Tomato ringspot virus ( ringspot of tomato ) fruit fly. 
* In case if MB fumigation or in - transit cold Or 
treatment options are used instead of PFA for 

c ) In transit cold treatment of 0°C or 
Mediterranean fruit fly, then ADR for 

below for 10 days; 0. 55°C or below for 11 
Ceratitis capitata mustbe included . 

days, 1.1°C or below for 12 days. 
The treatment should be endorsed on 
phytosanitary Certificate issued at the 
Country of Origin /re-export. 


(iii ) Against serial number 564 , relating to “ Persea americana (Avocado )" in column ( 3 ) against the entry ( v ) 
regarding “ Fresh Fruit for Consumption ”, against the entry in column (4 ) of serial no . (i) relating to Chile , 
the existing entries in columns (5 ) and (6 ) shall be substituted by the following , namely: 
Additional declarations required to be 

Special conditions of import* * 
incorporated into Phytosanitary Certificate* * 
(5 ) 

(6 ) 
Free from : 

a ) Pest free area status for Ceratitis capitata and 
(a ) Chrysodeixis includes ( Soybean looper ) 

Sternoma catenifer, as per International Standards . 
(b ) Naupactus xanthographus (South American 

and 
Fruit tree weevil ) 

b ) Systems approach for production and export of 
(c) Peridroma saucia 

Avocados fresh fruit. 
(Pearly underwing moth ) 

c ) Additional declaration stating freedom of pests 
listed in Column 5 


[ ATT II - 245 3 ( ii) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


(d) Spodoptera eridania 
(Southern armyworm ) 
( e) Phytophthora cryptogea (tomato foot rot) 
* In case if MB fumigation is used instead of 
PFA for Med fly and Stenomo catenifer then 
ADR for Ceratitis capitata and Sternoma 
catenifer must be included . 


Or 
MB fumigation @ 32g /cubic meter for 2 hrs at 21 deg . 
C or above at NAP or equivalent thereof against 
Mediterranean fruit fly . 


* * If any non - compliance is detected , the consignment will be dealt as per the relevant provisions of 
Plant Quarantine Order , 2003. NPPO , India also reserves the right to review the conditions if 
violations of the conditions are observed . 


[F . No. 8 - 108 /2018 -PP .II (vol. II ) ] 

ATISH CHANDRA , Jt. Secy . 
Note : The Plant Quarantine (Regulation of Import into India ) Order, 2003 was published in the Gazette of 
India, vide, number S .O . 1322 (E ) dated 18th November, 2003 , and subsequently amended vide number 
S .O . 167 (E ), dated 6th February 2004 , S .O . 427 ( E ), dated 29th March , 2004 , S .O . 644 (E ), dated 31st May 
2004 , S .O . 263 ( E ), dated 25th February 2005 , S .O . 462 (E ), dated 31st March 2005 , S . O . 1121 ( E ), dated 
14th July 2006 , S .O . 1353 (E ), dated 31st July 2006 , S .O . 1873 (E ), dated 31st October 2006 , S .O . 2074 (E ), 
dated 6th December 2006 , S . O . 2069 ( E ), dated 3rd December, 2007 , S . O . 3 (E ), dated 1st January , 2008 , 
S . O . 2847 (E ) , dated 8th December , 2008 , S . O . 2888 (E ), dated 15th December, 2008 , S .O . 2286 ( E ), dated 
9th September, 2009 , S .O . 2390 ( E ), dated 16th September, 2009, S . O . 3269 (E ), dated 23rd December , 2009 , 
S . O . 3298 (E ), dated 24th December, 2009, S . O . 907 ( E ), dated 21st April , 2010 , S . O . 2095 ( E ), dated 
27th August , 2010 , S .O . 2284 ( E ), dated 15th September, 2010 , S .O . 2516 ( E ), dated 11th October, 2010 , 
S . O . 2711 ( E ) dated 4th November, 2010 , S . O . 3052 (E ) dated 28th December, 2010 , S .O . 887 (E ) dated 
28th April , 2011 , S . O . No. 2845 (E ) dated 21st December , 2011, S . O . No. 296 (E ) dated 17th February , 2012 , 
S .O . 2775 ( E ) 23rd November, 2012 S .0 .799 (E ) dated 21st March , 2013 , S. 0 . 1378 ( E ) dated 28th May, 2013 , 
S . 0 . 1531 ( E ) dated 14th June , 2013 , S . O .2919( E ) dated 26th September, 2013 , S .0 . 1508 ( E ) dated 13th June , 
2014 , S .O . No. 1632 ( E ) dated 27th June , 2014 , S . O . No.2320 ( E ) dated 12th September , 2014 , S . O . No .2542( E ) 
dated 29th September, 2014 , S .O . No. 2879 ( E ) dated 11th November, 2014 , S .O . No.3114 ( E ) dated 
10th December, 2014 , S .O . No. 1413 (E ) dated 26th May, 2015 , S . O . No. 2496 ( E ) dated 15th September, 2015 , 
S . O . No. 101( E ) dated 13th January , 2016 , S . O . No. 608 ( E ) dated 7th March , 2016 S .O . No. 1873 (E ) dated 
25th May , 2016 , S .O . No.2192 (E ) dated 20th June , 2016 , S .O . No. 2248 (E ) dated 29th June , 2016 , 
S . O . No .2453( E ) dated 5th July , 2016 , S .O . No.2614 (E ) dated 5th August, 2016 and S . O . No .264 ( E ) dated 
12th January , 2017 , S .O . No. 364 (E ) dated 3rd February , 2017 , S .O . 1344 ( E ) dated 27th April , 2017 , 
S . O . 1475 ( E ) dated 8th May , 2017 , S . O . 2019 ( E ) dated 21st June, 2017 and S . O . 2152 ( E ) dated 6th July , 
2017 and S .O . No . 2752 ( E ) dated 23rd August, 2017 , S.O . No . 3293 (E ) dated 6th October, 2017 , 
S . O . No. 3556 ( E ) dated 7th November, 2017 and S . O . No . 4082( E ) dated 27th December, 2017 and S . O . No. 
1248 (E ) dated 20th March , 2018 S .O . No. 1873 ( E ) dated 10th May, 2018 , S .O . No. 1930 dated 15th May , 
2018 , S. O . No. 2059 (E ) dated 24th May, 2018 , S .O . No. 2286 ( E ) dated 4th June, 2018 and S .O . No. 3194 
( E ) dated 29th June, 2018 and S . O . No. 3392 ( E ) dated 10th July , 2018 and S .O . No. 3998 (E ) dated 
16th August, 2018 and S . O . No. 5280 ( E ) dated 3rd October, 2018 S . O . No. 5830 ( E ) dated 22nd November , 
2018 , S .O . No. 6224 ( E ) dated 18th December, 2018 , and S . O . No.941 ( E ) dated 19th February, 2019 , 
S . O . No. 1728 ( E ) dated 6th May , 2019 , S . O . No. 1817 ( E ) dated 24th May , 2019 , S .O . No. 1954 ( E ) dated 
11.06 .2019 and S . O . No. 2525 ( E ) dated 15 .7 .2019 and S .O . No.2603 dated 18 .7 .2019 . 


Uploaded by Dte . of Printing at Government of India Press, Ring Road,Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054. MON 


054. ALOK KUMAR ES SATAN 


Digitally signed by ALOK 
KUMAR 
Date: 2019.08 .30 15: 37:05 
+ 05 30 


